रजिस्ट्री सं० डी० 222 


REGISTERED No. D . 222 


NAL 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- - - - - 


- - 


- 


. 


सं० 10] 
No. 10 ) 


नई दिल्ली , शनिवार, का 6, 1971/फालान 15, 1892 
NEW DELHI, SATURDAY , MARCH 6, 1971/PHALGUNA 15, 1892 


। 
। 


- 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separate paging ls glven to this part in order that it may be filed 

as a separate compilation . 
- - - - - - 

भाग II - खण्ड 4 

PART II. -- Section 4 
रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए विधिक नियम और प्रादेश 
Statutory Rules and Orders issued by the 

Ministry of Defence 


MINISTRY OF DEFENCE 
New Delhi, the 17th February 1971 


S . R . O . 103. — In pursuance of sub - section 7 of section 13 of the Cantonments 
Act, 1924 ( 2 of 1924 ) , the Central Government hereby notifies that a Vacancy has 
occurred in the membership of the Cantonment Board , Jutogh by reason of the 
acceptance by the Central Government of the resignation of Major J . H . Moreau . 

[ No. F . 19 / 1 / C / L & C / 64 / 509 -C / D ( Q & C ) .] 

रक्षा मंत्रालय 
नई दिल्ली , 17 फरवरी , 1971 


का०नि० प्रा० 103.-- - छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 13 की 
उपधारा ( 7 ) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा अधिसूचित करती है कि छावनी 
बोर्ड , जतोग की सदस्यता में मेजर जे ० एच० मोरेमो के त्यागपत्र के केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार 
कर लिए जाने के कारण एक रिक्ति हो गई है । 

[ फाईल सं० 19/ 1 / सी / एल एण्ड सी०/ 64/ 509 - सी / डी ( क्यू ० एण्ड सी० ] 


( 223 ) 


224 THE GAZETTE OF INDIA: MARCH 6, 1971 / PHALGUNA 15, 1892 [ PART 


- 


- - - 


S . R . O . 104 . — In pursuance of sub - section ( 7 ) of section 13 of the Cantonments 
Act, 1924 ( 2 of 1924 ) , the Central Government hereby notifies that Major M . S . 
Gujral has been nominated as a member of the Cantonment Board , Jutogh vice 
Major J . H . Moreau who has resigned. 

[ No. F. 18/ 1 / C / L8C/ 64 / 509- C - 1 / D ( Q & C ).] 

S . P . MADAN , Under Secy , 
फा० नि० प्रा० 104.--.- छावनी अधिनियम , 1924 ( 192 4 का 2 ) की धारा 13 की 
उपधारा ( 7 ) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा अधिसूचित करती है कि मेजर 
एम० एस० गुजराल को मेजर जे० एच० मोरेनो के, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, स्थान पर छावनी 
बोर्ड जतोग के एक सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है 


[ फाइल सं० 19 / 1/ सी० एल० एण्ड सी०/ 64/ 509- सी -1/डी० ( क्यु० एण्ड सी० ).] 

एस० पी० मदान , अवर सचिव । 


New Delhi, the 17th February 1971 


S . R . O . 105 . — In exercise of the powers conferred by sections 4 and 5 of the Chari 
table Endowments Act , 1890 ( of 1890 ) , and on application made by the Secretary 
of the Indian Soldlers , Sailors and Airmen s Board , acting in the administraticn 
of tthe Special Fund for Reconstruction and Rehabilitation of ex - servicemen and 
with the concurrence of the said Secretary , the Central Government hereby makes 
the following further amendment in the scheme settled for the administration of 
the said Fund , published with the notification of the Government of India in the 
Ministry of Defence No. SRO 234 , dated the 27th September, 1966, namely : - - 

In the said Scheme, in Schedule B in paragraph 7, under the heading " Vice 
Chairman ", for the words “ Minister of Defence Production " , the words " Minister 
in the Ministry of Defence " shall be substituted . 

[ No. F. 12( 11 ) / 70 / D ( AG.I) . ] 


नई दिल्ली, 17 फरवरी, 1971 
का० नि० प्रा० 10 5.--.-- पूर्त -विन्यास अधिनियम , 1890 ( 1890 का 6 ) की धारा 
4 और 5 Eारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भुतपूर्व सैनिकों के लिए पुनर्गठन और 
पानर्वास के लिए विशेष निधि के प्रशासन में कार्य करने वाले भारतीय सैनिक , नौसैनिक और 
वायुसैनिक बोर्ड के सचिव द्वारा आवेदन करने पर और उत्त सचिव की सहमति से केन्द्रीय 
सरकार एतद्वारा भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०नि० प्रा० 234,तारीख 
27 सितम्बर, 1966 के साथ प्रकाशित उक्त निधि के प्रशासन के लिए निर्धारित स्कीम में और 
आगे निम्नलिखित संशोधन करती है , अथ ति - - 

उक्त स्कीम में , अनसूची ख में , 
पैरा 7 में , उपाध्यक्ष शीर्षक के अन्तर्गत "रक्षा उत्पादन मंत्री शब्दों के स्थान पर रक्षा 
मंत्रालय में मंत्री " शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे । 

[ सं० 12( 11 ) / 70( ए )/ ए० जी०1 )] 


New Delhi, the 18th February 1971 
S . R . O . 106 . - In exercise of the powers conferred by section 177 of the Army Act, 
1950 (46 of 1950 ) , the Central Government hereby makes the ſoilowing rules further 
to amend the Military Prison Rules, 1962, namely : 

1. These rules may be called the Military Prison (Amendment) Rules , 1971 . 


exercentral Govern, 1962 , namelson ( Amend 


SEC . 4 ] 


THE GAZEITE OF INDIA : MARCH 6 , 1971 / PHALGUNA 13 , 1892 

- - - - - - - - - - - - - - 


225 


- 


- -- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


2 . In the Military Prison Rules , 1962 , for paragraph 1 of Appendix I , the follow 
ing paragraph shall be substituted , namely : 

" 1 . The courses of military training sha l consist of the following subjects : 
( a ) Drill and physical training, 
( b ) Weapon training -- Rifle, Light Machine Gun , Sten Gun and Grenade. 
( c ) Fleld craft. 
( d ) Assault and obstacle course training . 
( e ) Educational training. 
(1 ) Elementary Map Readling. 
( 8 ) First aid ." 

[ No. F . 55071 / AG / PM / 7880 / 70 / D ( AG.I). ] 

K . V . RAMANAMURTHI, Dy . Secy . 

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 1971 
का०नि० प्रा० 106 . - - सेना अधिनियम , 1950 की धारा 177 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार सैनिक कारागार नियम , 1962 में और आग एतवद्वारा निम्नलिखित 
संशोधन करती है , अर्थात :---- 

1. ये नियम सैनिक कारागार ( संशोधन ) नियम , 1971 कहे जा सकेंगे । 

2. सैनिक कारागार नियम, 1962 में , परिशिष्ट I के पैरा 1 के स्थान पर निम्नलिखित 
पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् : - - 

" 1 - सैनिक प्रशिक्षण के कोर्स में निम्नलिखित विषय होंगे : - - 

( क ) ड्रिल और व्यायाम प्रशिक्षण । 
( ख ) अस्त्र प्रशिक्षण - राइफल , लाइट मशीन गन स्टेन गन और ग्रनेउ । 
( ग ) फील्ड क्राफ्ट । 
( घ ) प्रहार और बाधा कोर्स प्रशिक्षण । 
( ङ ) शैक्षिक प्रशिक्षण । 
( च ) प्रारभिक मानचित्र वाचन । 
( छ ) प्राथमिक उपचार । " 

[ फाईल सं० 55071/ ए जी / पी० एम० / 7680/ 70 डी (ए० जी० I ) ] 


का० के० रमणमुर्ति, उप सचिव । 


New Delhi, the 18th February 1971 


S . R . O . 107. — In exercise of the powers conferred by section 3 of the Indian 
Works of Defence Act , 1903 ( 7 of 1903) the Central Government hereby declares 
that it is necessary to impose the restrictions specifled in cause ( c ) of section 7 
of the said Act upon the use and enjoyment of the land situated in the District of 
Poona ( in the State of Maharashtra ) dcscribed in the Schedule hereto annexed , 
being land in the vicinity of Ammunition Factory, Kirkee including High Explo 
sives Factory , Kirkee , in order that such land may be kept tree from Luildings 
and other obstructions. 


2. A sketch plan of the land may be inspected in the office of the Collector, 
Poona District . 


226 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 6 , 1971 /PHALGUNA 15 , 1892 


[PART II — 


THE SCHEDULE 
All the land comprised in the area lying within the distance of the entire Mula 
river on the North , East and South commencing from the point marked A on the 
sketch directly opposite to Ammunition Factory Estate boundary piller Q . E . I. and 
running all along the outer bank of the course of the river ending upto the point 
B on survoy No. 249 and the land covered by the area shown as following in the 
sketch :- - 


Location of points 


Distance of latter points 

from 


Including 
Survey 

Nog. 


Sl. Llaç of se 
No. curity zone 

formed by 

points 
( indicated on 

sketch plan ) 
I 2 
I A -- OE I 


Nil, 


Southern end of perimeter wall OEI- 448 Metre and 5 . 6 

of 512 command EME Work - Centimetre from Southern 
shop and Ammunition Fac - end of perimeter wall of 
tory Estate boundary pillar 512 command . 
OBI 


1 OEI- C 


C - 467 Metre 20 Centimc 28 ( Part) 
tre from Nothern end of 31 Part) 
perimeter wall of Central 
Magazine. 


3 


C - D 


Ammunition Factory Estate 
bounary pillar OE I and 
point between Ammunition 
Factory Estate boundary Pil - 

lars OĚ5 & OE6 . 
Point between Ammunition 

Factory Estate boundary 
pillars OES & OE6 and point 
directly opposite to Ammu- 
nition Factory Estatc boun 
dary pillar OE 12 , 


D - 467 Metre 20 Centime- 31 (Part ) 
tre ( rom Northern end of 36 (Part ) 
perimcter wall of Cen - 94 , 94 - A , 94 - B 
tral Magazine, 

& 95. 


4 


D - E 


5 


E - F 


Point opposite Ammunition E - - 469Metre 20 Centimetre 27 (Part) 96 . 

Factory Estate boundary pil- from Southern end of 
lar OE12 and point opposite perimeter wall of Central 
to OE 14 . 

Magazine. 
Point opposite to Ammunition f - 467 Metre 20 Centimc 12 (Part) 

Factory Estate boundary pul - tre from Northern end of 27 Part ), 89 , 
lar No, OE14 and point near perimeter wall of C . A . F . 89 - A , 90 (Part ), 
market road . 

V . D . 

91, 92 , 93, 

134 ( Part). 
Point ncar market road & point G _ 467 Metre 20 Centime- 12 (Part ), 

in between Gunshed road & trc from Southern end of 65 (Part ), 
Barrack road . 

perimeter wall of C . A . F . V . 129 (Part), 

134 ( Part ), 
135 , 135 - A , 
144 - A , 144 - C 

& 145 
Point between Gunghed road H - 467 Metre zo Centime- 12 (Part) , 

& Barrack road & point opp - trc from Southern end of 138 ( Part), 
osite to Ammunition Factory perimeter wall of C . A . F . 139 , 144- A , 
Estate boundary pillar OE79 V . D . 

145, 188 (Part). 


7 


G - H 


8 


H - I 


9 


I 


Point opposite to OE79 & point 1 - 467 Metre 20 Centi- 85 (Part), 
ncar OE71. 

metre from Southern end 148 , 148- A , 
of perimeter wall of C . A . 150 , 189 ( Part ) 
F . V . D . 

& 190 . 
Point near OE71 & point near J – 502 Metre 71. 2 Centi 12 ( Part), 

Ammunition Factory Estatem etre from Southern most 144 (Part ), 
boundary pillar OE59 . 

end of perimeter wall of 148- A , 149, 
C . A . F . V . D . 

150 , 151, 153 , 
156 , 157 (Part) 
& 160 . 


SEC. 4 ] 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 6 , 1971 / PHALGUNA 15, 1892 


127 


12 


३ 


__ 4 


- - - 


roJ - K 


II 


K - L 


Point near OE 59 & point op - K - 467 Metre 20 Centimetre 159 (part) & 
posire to OE 42. 

____ from a point near Calde- & 161 , 

cott road (proposed ex 

tension of H . E . Factory ) . 
Point opposite to OE 42 and 1 - 467 Metre 20 Centime- 163 , 164, 165, 

point between Elphinstone tre from proposed exten - 169 ( part ). 
road & Mula Road . 

sion of H . E . Factory . 
Point between Elphinstone 

65 ( part ), 165, 
road and Mula road and 

169 ( part ), 172 , 
point on the Southern outer 

173, 174 , 248 
bank of Mula river . 

( part ), 248 - A , 
249 ( part ). 


12 L - B 


of the Ammunition Factory Estate Kirkee , Poona in the State of Maharashtra . 

[ No . 19( 3) / 68/ II/ D / F . 1. ] 
नई दिल्ली , 18 फरवरी , 1971 
का०नि० प्रा० 107. - भारतीय रक्षा संकर्म अधिनियम , 1903 ( 1903 का 7 ) 
की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है 
कि इससे उपायच अनुसूची में वर्णित जिला पूना ( महाराष्ट्र राज्य में ) , में स्थित भूमि के , जो 
गोला -बारूद कारखाना किरकी , जिसमें हाई एक्सप्लोसिव फैक्टरी , किरकी सम्मिलित है, के 
सामीप्य में की भूमि है, उपयोग और उपभोग पर उक्त अधिनियम की धारा 7 के खण्ड ( ग ) में 
विनिर्दिष्ट निर्बन्धन अधिरोपित करना आवश्यक है ताकि ऐसी भूमि को भवनों और अन्य 
माधानों से मुक्त रखा जा सके । 

१. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कलक्टर, जिला पूना के कार्यालय में किया जा सकता है । 


अनुसूची 
उत्तर , पूर्व और दक्षिण में सम्पूर्ण मूला नदी के विस्तार के भीतर क्षेत्र में समाविष्ट 
संपूर्ण भूमि , जो नक्शे पर चिह्नित ए बिन्दु से , जो गोला-बारूद कारखाना सम्पदा सीमा स्तम्भ 
प्रो० ई . I के ठीक सामने है , प्रारम्भ होकर नदी मार्ग के बाह्यतट पर बराबर चलकर सर्वेक्षण 
संख्यांक 249 के बी बिन्दु तक पर समाप्त होती है और वह भूमि जो रेखांक में निम्नलिखित रूप 
में यथाशित है : 

महाराष्ट्र राज्य में गोला- बारूद कारखाना सम्पदा , किरकी, पूना, के -- - 


__ बिन्दुओं से बना बिन्दुनों की अवस्थिति 

सुरक्षा जोन रेखांक 
पर उपर्शित । 


के पश्चात् कथित सर्वेक्षण संख्याओं 
बिन्दु प्रों की दूरी सहित 


सं० 


1 


ए- प्रो -इ I 


5 / 2 कमाण्ड इ० एम० ओ , I - 512कमाण्ड शून्य 
ई कर्मशाला और गोला- की सीमा दीवार के 
बारूव कारखाना संपदा दक्षिणी छोर से 448 
सीमा स्तम्भ प्रो मीटर और. 5 - 6 सें . 
की सीमा दीवार का मी० 
दक्षिणी छोर 


228 THÉ GAZETTE OF INDIA : MARCH 6 , 1971 / PHALGUNA 15 , 1892 


[PART II--- 


12 


3 


2 ओइ सी 


१ 


सी - डी 


95 


4 


डी - ३ 


गोला -बारूद कारखाना सी -केन्द्रीय मंगाजीन की 28 ( भाग ) 
सम्पदा सीमा स्तम्भ सीमा दीवार के उत्तरी 31 ( भाग ) 
प्रो इ I और गोला - छोर से 467 मीटर 
बारुद सम्पदा सीमा 20 सें० मी० 
स्तम्भ प्रो इ5 और 
प्रो इ 6 के बीच का 
बिन्दु । 
गोला-बारूद कारखाना डी -केन्द्रीय मैगाजीन की 31 ( भाग ) 
सम्पदा सीमा स्तम्भ सीमा दीवार के उत्तरी 36 ( भाग ) 
प्रो इ 5 और प्रो० इ . छोर से 467 मीटर 94, 94 - ए, 
6 के बीच का बिन्दु 20 सें . मी० । 94 - बी और 
और गोला-बारूद कार 
खाना सम्पदा सीमा 
स्तम्भ पोइ 12 के 
सीध सामने का बिन्दु । 
गोला -बारूद कारखाना इ- केन्द्रीय मैगाजीन की 27 ( भाग ) 
सम्पदा सीमा स्तम्भ सीमा दीवार के दक्षिण 96 
ओ छ 12 के सामने छोर से इ- 469 मीटर 
का बिन्दु और प्रो इ 20 सें० मी० 
14 के सामने का 

बिन्दु । 
गोला-बारूद कारखाना एफ० सी० ए० एफ० वी० 12 ( भाग ) 

सम्पदा सीमा स्तम्भ डी० की सीमा दीवार 27 ( भाग ) 
सं० प्रो इ 14 के के उतरी छोर से 89, 89-ए , 
सामने का बिन्दु और 467 मीटर 20 सें० 90 ( भाग ) 
बाजार मार्ग के निकट मी० 

__ _ 91, 92, 93, 
का बिन्दु । 

__ 134 ( भाग ) 
बाजार मार्ग के निकट जी०सी०ए०एफ० वी० 12 ( भाग ) 
का बिन्दु और गनशेड डी० की सीमा दीवार 65 ( भाग ) 
रोड और बैरेक रोड के दक्षिणी छोर से 129 ( भाग ) 
के बीच का बिन्दु । 467 मीटर 20 सें० 134 ( भाग ) 

मी० 

135, 135 ए , 

144 - ए , 144 सी और 145 
गनशेड रोड और बरेक एच०सी०ए०एफ० वी० 12 ( भाग ) 
रोड़ के बीच का बिन्दु डी० की सीमा दीवार 138 ( भाग ) 
और गोला- बारूद के दक्षिणी छोर से 139, 144 -ए, 
सम्पदा सीमा स्तम्भ 467 मीटर 20 सें० 145, 188( भाग ) 
अोइ 79 के सामने मी० 
का बिन्दु । 


5 


इ - एफ 


6 एफ .. जी 


7 


जी - च 


SEC. 4 ] THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 6, 1971 /PHAI . GUNA 15, 1892 22 


- 


- 


- - -- 


- - - 


- - - - - - - - - 


- 


- 


2 


8 एव - प्राइ 


ओ इ 79 के मामले 
का पिन्दु और प्रो इ 
713 के निकट का 
दि । 


आइ -सी० ए० एफ० 
वी , डी०. की सीमा 
दीवार के दक्षिणी 
छोर से 46 7 मीटर 
20 सें . मी 


9 


प्राइ - ज 


यो इ71 के निकट 
का बिन्द्र और 
गोला- बारुद कारखाना 
सम्पदा सीमा स्तम्भ 
प्रो इ59 के निकट 
का बिन्दु । 
यो इ 59 के निकट का 
बिन्दु और प्रो इ 42 
के सामने का बिन्दु । 


जे - सी० ए० एफ० 
वी . डी . की सीमा 
दीवार के दक्षिणी 
छोर से 502 मीटर 
71 . 2 सें . मी० । 


85 ( भाग ) , 
___ 148, 148- 2 
15ty , 189 
भाग प्रार 
190 
12 ( भाग ) 
1 44 ( भाग ) 
148 - ए, 149. 
150, 151, 
153 156, 

157 ( भाग ) 
___ 159 ( भाग ) 

और 161 


10 जे - के 


के - कॉल्डेकोट रोड 
के निकट बिन्दु 
से 467 मीटर 20 
सें० मी० ( एच० 
३० कारखाने का 
प्रस्थापित विस्ता ) 


11 के - एल 


एल - एच०३० कारखाने 
के प्रस्थापित विस्तार 
से 467 मीटर 20 
से० मी० 


___ 163, 1641 
____ 165, 169 

( भाग ) 


12 एल .. जी 


ओ इ 42 के सामने का 
बिन्दु और एलफिन्स 
टन रोड और मुला 
रोड के बीच का बिन्दु । 
एलफिन्सटन रोड और 
मुला रोड के बीच का 
बिन्दु और मुला नदी 
के दक्षिणो वार तट 
पर बा बिन्दु । 


65 ( भाग ) 
165, 169 

( भाग ) 
172 , 173, 
174 , 
248 ( भाग ) 
248- ए , 
249 ( भाग ) 


[ सं . 19( 3 )/ 68- II डी ( एफ वाई ) ] 
S . R . O . 108 . - In exercise of the powers conferred by section 3 of the Iridian 
Works of Defence Act , 1903 ( 7 of 1903 ) , the Central Government hereby declares 
that it is necessary to impose the restrictions specified in clause ( c ) of section 7 
op the said act upon the use and enjoyment of the land situated in the district of 
Dehra Dun ( in the State of Uttar Pradesh ) described in the Schedule hercto annex 
ed , being land in the vicinity of the Orunance Factory , Dehra Dun , in order that 
such land may be kept free from buildings and other obstructions. 

2. A sketch plan of the land may be inspected in the office of the Collector, 
Dehra Dun district , 


230 THE GAZETTE OFINDIA : MARCH 6, 1971/ PHALGUNA 15, 1892 [ PART II ... 


THE SCHEDULE 
All the land comprised in the area laying within a distance of 46 metres ( 50 
yards ) from the crest of the outer boundary of the Ordnance Factory Estate, 
Rajpur, Dehra Dun , in the State of Uttar Pradesh . 

[ No . 19 ( 3 ) / 68 / II / D / Fy. ] 
A . PATHAK, Dy. Secy, 


DAV 


का० मि० प्रा० 108. - - भारतीय रक्षा संकर्म अधिनियम , 1903 ( 1903 का 7 ) 
की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती 
है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित जिला देहरादून ( उत्तर प्रदेश राज्य में ) में स्थित भूमि के , 
जो भानेन्स फैक्टरी देहरादून के समीप्य में की भूमि है , उपयोग और उपभोग पर उक्त अधिनियम 
की धारा 7 के खण्ड ( ग ) में विनिष्टि निबन्धन अधिरोपित करना आवश्यक है ताकि ऐसी भुमि 
को भवनों और अन्य बाधाओं से मुक्त रखा जा सके । 

2. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कलक्टर , जिला देहरादून के कार्यालय में किया जा सकता 


है 


अनुसूची 


वे सब भूमियां जो उत्तर प्रदेश राज्य में प्रार्डेनेन्स फैक्टरी सम्पदा रायपुर देहरादून की 
बाहरी सीमा के शिखर से 46 मीटर ( 50 गज ) की दूरी के भीतर के क्षेत्र में समाविष्ट हैं । 

[ सं० 19( 3)/68/II / डी (एफ वाई ) ] 

ए० पाठक , उप सचिव । 


Pasand Harvs.R.O. 7. davart in. 


thethe 
Gazetee 
centaurins 
Tears 


New Delhi, the 18th February 1971 
S . R . O . 109.- - In exercise of the powers conferred by section 3 of the East Pun 
jab Urban Rent Restriction Act , 1949 (East Punjab Act III of 1949 ) , as extended 
to the Cantonments in the States of Punjch und Haryana under notification of the 
Government of India in the Ministry of Defence No. S . R. O . 7, dated the 21st Nov 
ember, 1969, published in the Gazette of India Extraordinary , Part II , Section 4 , 
dated the 21st November , 1969 , the Central Government hereby exempts every 
building in a Cantonment area constructed rluring the years 1966 and 1967 from 
the provisions of the said Act for a period of five years from the date of comple 
tion of the building . 

Explanation - - For the purpose of this notification the date of completion of a 
building shall be the date of the certificate of completion granted by a Canton 
ment Board. 

[ No. F . 66 / 3/ C / L & C / 69 / 4407 - C / D ( Q & C ).] 
नई दिल्ली , 18 फरवरी, 1971 


का० मि० प्रा० 109.-- - भारत के राजपन्न , असाधारण , तारीख 21 नवम्बर , 1969 भाग 
2 , खंड 4 में प्रकाशित भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० कानि० प्रा० 7 तारीख 
21 नवम्बर , 1969 के अन्तर्गत पंजाब और हरियाणा राज्यों की छावनियों तक यथा विस्तारित 
पूर्वी पंजाब नगर भाटक निर्बन्धन अधिनियम , 1949 ( 1949 का पूर्वी पंजाब अधिनियम III ) 
की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 1966 और 1967 के वर्षों 
के दौरान से सनिमित छावनी क्षेत्र में प्रत्येक भवन को भवन पूरा होने की तारीख से पांच वर्ष 
की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के उपबन्धों से एतदद्वारा छूट देती है । 


SEC. 4] 


THE GAZETTE OF INDIA: MARCH 6 , 1971 / PHALGUNA 15, 1892 


23 


स्पष्टीकरण : 
इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए किसी भवन के पूरा होने की तारीख, छावनी बोर्ड द्वारा 

___ मंजूर किए गए पूर्णता प्रमाणपत्र की तारीख होगी । 
[ फा० सं० 66/ 3/सी० एल० एण्ड सी० / 69/ 4407 सी०डी० ( क्यू ० एण्ड सी० ) ] 


New Delhi, the 22nd February 1971 
S . R. O . 110. - In pursuance of sub- section 7 of section 13 of the Cantonments 
Act , 1924 ( 2 of 1924 ) , the Central Government hereby notifies that a vacancy has 
occurred in the membership of the Cantonment Board , Dehu Road by reason of 
the acceptance by the Central Government of the resignation of Lt. Col. G . S . 
Ahlowalla . 

[ No . F . 19 / 32 / C / L & C / 64 / 557 - C / D ( Q & C ). ] 


नई दिल्ली , 22 फरवरी, 1971 


का० मि० प्रा० 110. - छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 13 की 
उपधारा ( 7 ) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि छावनी 
बोर्ड देहरोड की सदस्यता में ले . कर्नल जी० एस० अहलुवालया के त्यागपत्र के केन्द्रीय सरकार 
द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के कारण एक रिक्ति हो गई है । 

[ फाइल सं० 19/ 32/सी० /एल० एण्ड सी० / 65 / 55 7 -सी० /डी० ( क्यू • एण्ड सी० ) ] 


S . R . O . 111 . - In pursuance of sub-section ( 7 ) of section 13 of the Cantonments 
Act , 1924 ( 2 of 1924 ) , the Central Government hereby notifies that Major Y . B . 
Johar has been nominated as a member of the Cantonment Board , Dehu Road 
vice Lt. Col. G . S . Ahlowalia who has resigned . 

INo. F . 19 / 32 / C / L & C / 64 / 557 - C -I / D ( Q & C ) .] 

_____ S. P. MADAN, Under Secy . 
का०नि० प्रा० 111. - - छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 13 की उपधारा 
( 7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि मेजर वाई० 
बी० जोहर को , ले० कर्नल जी० एस० अहलुवालया के , जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, स्थान पर 
छावनी बोर्ड देहूरोड के एक सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है । 
[ फा० सं० 19/ 32 /सी० /एल० एण्ड सी० / 65 / 557 – सी -I/डी० ( क्यु० एण्ड सी० ).] 

एस० पी० मदान , अवर सचिष । 


PRINTED BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD , 
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI , 1971 


